रजिस्ट्री संडी एल - 33004 / 99 


REGD. NO. D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I --- खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार, अप्रैल. 17, 2002 / चैत्र 27 , 1924 
___ NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 17 , 2002 /CHAITRA 27, 1924 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Na. 103 


सं . 103 ] 
No. 103 ) 


- 


- 


- 


- 


% D 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


n 


रेल मंत्रालय 


( रेलवे बोर्ड ) 


शुद्धिपत्र 


नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2002 


सं .ईआरबी - 1 / 2000 / 11 / 2.--- इस मंत्रालय के दिनांक 5 - 3- 2002 के समसंख्यक संकल्प के अनुलग्नक के हिन्दी पाठ को संलग्न 
अनुलग्नक के अनुसार पढ़ा जाए । 

आर. के . सिंह, सचिव , रेलवे बोर्ड 

एवं पदेन अपर सचिव 


अनुलग्नक 


अपर सदस्य, रेलवे बोर्ड के पदों पर नियुक्ति से संबंधित मानदंड 


दिनांक 11- 10 - 2000 के संकल्प सं. ईआरबी - 1/ 2000/11/ 2 के पैरा 1 की मद सं. ( iii ), ( iv ) और ( v ) के स्थान पर निम्नलिखित 
पैराग्राफ प्रतिस्थापित किए जाएं : 


( iii ) अधिकारी का समग्र निष्पादन रिकॉर्ड बहुत अच्छा ( + ) होना चाहिए और पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में से उसकी 
कम से कम दो रिपोर्ट उत्कृष्ट और तीन बहुत अच्छी होनी चाहिएं और पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, जिनमें 
से नवीनतम दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में से एक हो, में अपर सदस्य और महाप्रबंधक के समतुल्य पद के लिए योग्यता होनी चाहिए । विभिन्न कार्यों, 
विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में , अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया संबंधित अनुभष, उनका तकनीकी तथा व्यावसायिक अनुभव तथा और अधिक 
चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को वहन कर सकने की उसकी क्षमता को समुचित महत्व दिया जाना चाहिए । साथ ही, अपर सदस्यों के पदों पर नियुक्ति के 
लिए केवल अच्छे रिकॉर्ड वाले तथा प्रमाणित सस्थमिष्ठा वाले अधिकारियों की ही सिफारिश जी जानी चाहिए । यदि वे नियुक्ति के लिए अन्यथा पात्र हों । 


(iv ) अपर सदस्य ( यातायात परिवहन ), अपर सदस्य ( यांत्रिक इंजीनियरी ), अपर सदस्य ( सिविल इंजीनियरी ), अपर सदस्य ( बिजली ) 
पर सदस्य (सिगनल ) के पदों परनियक्ति के लिए, उपर्युक्त अपेक्षाओं के अतिरिक्त, इन पदों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले संबंधित 
अधिकारी की पिछले पांच वर्षों के दौराम कम से कम दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, जिनमें से नवीनतम दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में से एक हो, में 
महाप्रबंधक ( ओपन लाइन ) के लिए भी उपयुक्त होने चाहिए क्योंकि इन पदों के पदधारी रेलवे परिचालनों से सीधे ही जुड़े होते हैं । 


1258 Gi/ 2002 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI -- SEC . 1 ] 


1 - 


7 - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


( v ) सचिष, रेलवे बोर्ड, अपर सदस्य ( योजना ) तथा अपर सदस्य ( परियोजना) के सामान्य पदों पर नियुक्ति के लिए, अधिकारी विशेष 
को पात्र अधिकारियों की परस्पर वरीयता सूची में वरिष्ठ होना चाहिए तथा पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित मानदंडों को पूरा करने के अतिरिक्त वह 
अपनी पिछले पांचवर्षों के दौरान कम से कम दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों, जिनमें से नवीनतम दो वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में से एक हो, में महाप्रबंधक 
( ओपन लाइन ) के रूप में नियुक्ति के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए । 


MINISTRY OF RAILWAYS 


(Railway Board ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 15th April, 2002 
No. ERB - 1/2000 / 11/2 . - Hindi version of the Annexure with this Ministry s Resolution of even number dated 
05-03 -2002 should be substituted to read as in the enclosed Annexure , 


“ Annexure is printed with Hindi version. " 


R. K . SINGH, Secy. Railway Board 

____ and Ex. Officio Addl. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India - Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Cothtroller of Publications , Dolhi - 110054 . 


